निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 आश्विन 1935 ( AO) 
( सं0 पटना 738 ) पटना , वृहस्पतिवार , 26 सितम्बर 2013 


शिक्षा विभाग 


अध्यक्ष 


अधिसूचना 

25 सितम्बर 2013 
सं0 04 / प्रो04 -01 / 2011 - 1711 - पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0 - 1090 दिनांक 31 .03. 2011 एवं 
अधिसूचना संख्या - 562 दिनांक 19. 03 .2013 को संशोधित करते हुए शिक्षा विभाग , बिहार , पटना में मुख्यालय के समूह 
"ग " एवं " घ " के कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन / रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की मंजूरी हेतु विभागीय 
स्क्रीनिंग समिति का गठन विशेष सचिव ( श्री एच0 आर0 श्रीनिवास ( भा0प्र0से0) की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से किया 
जाता है : 

( 1 ) विशेष सचिव , शिक्षा विभाग ( श्री एच0 आर0 श्रीनिवास (भाप्र0से0 )) 
( 2) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा 

सदस्य 
(3) निदेशक , माध्यमिक शिक्षा 

सदस्य 
( 4 ) निदेशक, जन शिक्षा 

सदस्य 
(5) वित्त विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून ) 
या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार 

सदस्य 
(6) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि ( संयुक्त सचिव से अन्यून ) 

सदस्य 
(7) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / 

अनु0 जनजाति के प्रतिनिधि । 
( 8 ) निदेशक ( प्र० ) - सह - अपर सचिव, शिक्षा विभाग 

सदस्य सचिव । 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 सितम्बर 2013 
2. पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 
निदेशक (प्रशासन ) - सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 738-571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


